निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 138 ) 


18 माघ 1935 ( श ) 
पटना , शुक्रवार, 7 फरवरी 2014 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

30 जनवरी 2014 
सं0 बी0 / मु०स्था0 - 02 - 09 / 13/ 764/ जे0 बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011 में विहित प्रावधान के 
आलोक में विधि विभाग , बिहार , पटना में गठित " बिहार स्टेट लीटिगेशन सेल " के लिए संविदा के आधार पर 
विधि विभागीय राज्यादेश संख्या - 6896 , दिनांक 08 .09 .2013 द्वारा सृजित विधि पदाधिकारी के एक पद के विरूद्ध 
नियोजन हेतु विधि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या - 130/ जे0 , दिनांक 25. 11. 2013 - सह - पठित ज्ञापांक - 8472 / जे0 , 
दिनांक 27. 11. 2013 द्वारा गठित चयन समिति की दिनांक 19 .12. 2013 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक 
में श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , सारण , छपरा को संविदा के 
आधार पर उनकी योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित किया जाता है । 

2. संविदा पर नियोजन की अवधि में श्री सिन्हा को सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतन से निर्धारित 
पेंशन की राशि घटाकर मानदेय की राशि भुगतेय होगी जिस पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता देय होगा, परंतु पेंशन 
की राशि पर मंहगाई राहत देय नही होगी । 

3. श्री सिन्हा के सेवा शर्त का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से अलग से किया जायेगा । 

4 . योगदान के समय श्री सिन्हा द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन हेतु संलग्न विहित एकरारनामा 
सम्पादित करना होगा । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 138-571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


